रजिस्ट्री सं० डी०एल० -33004/ 97 


REGD. NO . D .L.-33004/ 97 


सम्पपेय जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . 


Y.... .. 


. . 


भाग ।। - खण्ड 3 - उप - खंड ( ii ) . 
PART II - Section 3 - Sub section( ity . 





sub - section ( in 


. 


. . 


. 71 . , 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 378 ] 
No. 378 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , जुलाई 1, 1997 / आषाढ़ 10, 1919 
NEW DELHI, TUESDAY , JULY 1 , 1997 /ASADHA 10 , 1919 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पप्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1997 


का . आ . 474 ( अ ). -.- केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का सं. 38 ) की धारा 49क की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी मंडल से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में उल्लिखित जलयानों में 
रॉक बोल्डर्स के लदान के लिए दि . 25 - 3 - 95 से 4 - 8 - 95 की अवधि में जलयानों के पथ - प्रदर्शन के समय 50 % कोल्ड मूव प्रभारों के लिए उक्त 
अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लिखित राशियां प्रेषित करती हैं । 


अनुसूची 


जलयान का नाम 

( 1 ) 
( क ) जमुना- IV 
( ख ) जमुना - VI 
( ग ) जमुना - x 


राशि ( रु . ) 

( 2 ) 
92 ,700 
2, 08, 575 
3,93, 975 


[ फा . सं. पी . आर. - 14018/ 7/95 - पी . जी . ] 


के . वी . राव , संयुक्त सचिव 


1629GI/ 97 


" 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part [l - Sec . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st July , 1997 
S .O . 474 (E ). In exercise of the powers conferred by Sub -section (3 ) of Section 49A of the Major Port Trust Act , 
1963 ( No. 38 of 1963 ), the Central Government after consulting the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam 
hereby remits the amounts mentioned in Column 2 of the Schedule annexed hereto in respect of the vessels mentioned in 
columu 1 thereof towards 50 % of Cold Move charges for the period 25 - 3- 95 to 4 - 8 -95 at the time of pilotage of the vessels for 
loading of Rock Boulders, 


SCHEDULE 


Nameof the vessel 


Amount in Rupees 


(1) Jamuna -IV 
(ü ) Jamuna - VI 
( iii) Jamuna- X 


Rş. 92, 700 
Rs. 2, 08 ,575 
Rs. 3, 93,975 


[F. No . PR -14018/7/95-PG ] 

K . V . RAO , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Govt of India Pross , Rug Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

And Published by the Controllor of Publications, Delhi- 110054 — 1997 


